REGISTERED No. D . PINJ72 


निस्ट्री सं . डी . ( डो . एन .)-72 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY, 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub- section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 263 
No. 263 


नई दिल्ली, मोमबार, जून 30, 1986 अब 8 9, 1908 
NEW DELHI,MONDAY , JUNE 30 , 1986 /ASADHA 9, 1908 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Pagirlg is given to this part in order that it may be filed as 

a separate compilation 


विधि और न्याय मंत्रालय 

( विधायी विभाग ) 
नई दिल्ली, 30 जून , 1986 

अधिसूचनाए 
का , प्रा 391 ( अ ) - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
( 1951 का 43 ) की धारा 67 के अनुसरण मे , निम्नलिखित घोष 
गाए , जिनमे उन निर्वाचित अभ्यर्थियो के नाम अन्तविप्ट है, जो राज्य 
सभा के कुछ सदस्यो के , जो अपनी पदावधि की समाप्ति पर 
अपने पद से 29 जून , 1986 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानो को भरने 
के लिए निर्वाचित हो गए हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रका 
शित की जा रही हैं :-- -- 

घोषणाए 

( 1 ) 
मध्य प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यो द्वारा राज्य सभा के 
लिए निर्वाचन । 
___ निर्वाचनो का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम 
( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 


53 की उपधारा ( 2 ) मे अन्तविष्ट उपबन्धो के अनुसरण में , मैं घोषणा 
करता हूं कि - --- 
( 1 ) श्री अजीत प्रमोद कुमार 

( नाम ) 
रेसीडेन्सी मेन रोड, इन्दौर ( म . प्र . ) 

( पता ) 
जो भारतीय गष्ट्रीय काग्रेस ( मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकत गज 

नैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़े किए गए हैं 
( 2) श्री अटल बिहारी वाजपेयी 

( नाम ) 
भारतीय जनता पार्टी कार्यालय , 

( पता ) 
मुखर्जी चौक, सोमवारा , भोपाल ( म . प्र . ) 
जो भारतीय जनता पार्टी ( मान्यता प्राप्त /रजिस्ट्रीकृत गज 
नैतिक पाटी का नाम ) द्वाग खड किए गए हैं 


( 3 ) कुमारी सईदा खातुन 

( नाम ) 
वार्ड नं . 7, बालाघाट ( म . प्र . ) 

( पता ) 
जो भारतीय गष्ट्रीय काग्रेस ( मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राज 

नैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खडी की गई हैं 
{ 4 ) श्री सतीश कुमार 

( नाम ) 
17/ 17, राघोगढ, पोस्ट - राघोगढ जिला - गुना ( पता ) 


478 GI/ 86 


TIE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II ---SEC. 3(ii ) P . 


चार 


Pun 


RAA 

ym - 


- - 


- 


- 
- 


- 


- 


उस सदन में छः सदस्यों के जो अपनी पदावधि के अवसान परदिनांक " । 
29 जून , 1986 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को भरने के लिए सम्यक 
रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान : मद्रास 
तारीख : 28 जून , 1986 


जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राज 

नैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़े किए गए हैं 
( 5) श्री सुरेन्द्र सिंह 

( नाम ) 
ग्राम खजूरिया रामदास, तहसील - बेरसिया, जिला ( पता ) 
भोपाल ( म . प्र . ) 
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राज 

नैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़े किए गए हैं । 
उस सदन में पांच सदस्यों के जो अपनी पदावधि के अवसान पर 
दिनांक 29 जून , 1986 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को भरने के 
लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : मध्य प्रदेश विधान सभा भवन , 

भोपाल 


हस्ता ./ 
( सी . के . रामास्वामी ) 
आयुक्त एवं सचिव विधान सभा 
मचिवालय और रिटर्निंग आफिसर । " 
[ फा . सं . 13 ( 2)/ 86- वि . In 


तारीख : 21 जून , 1986 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Legislative Department) 
New Delhi, the 30th June , 1986 

NOTIFICATIONS 


हस्ता . . 
( भरत नारायण ) 

रिटर्निंग आफिसर, 
राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन 

मध्य प्रदेश " 


S .O . 391( E ) : - In pursuance of section 67 of the Represent 
tation of the People Act , 1951, (43 of 1951 ), the following 
declarations containing the names of the candidates elected to .. 
fill the seats in the Council of States of certain members who 
have retired on the 29th June , 1986 , on the expiration of 
their terials of office, are published for general information: -- 


( 2 ) 
तमिलनाडु विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के 
लिए निर्वाचन । 

"निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 84 के उपनियम 
( 1 ) के खण्ड ( क ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1951 
की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता 


DECLARATIONS 


Election to the Council of States by the elected members 
of the Legislative Assembly of Madhya Pradesh . 

“ In pursuance of the provisions contained in sub -section 
( 2 ) of section 53 of the Representation of the People Act , 
1951 , read with sub - rule ( 1) of rule 11 of the Conduct of 
Elections , Rules, 1961 , I declare that---- 
(1 ) Shri Ajeet Pramod Kumar 

(Name) 
Residency Main Road , 

( Address ) 
Indore (M . P .). 
sponsored by Bhartiya Rashtriya Congress 
(name of the recognised /registered political party ) . 


( 1 ) तिरु प्रार . टी . गोपालन , 

28, अमरावती इल्लम , 
अलामारा स्ट्रीट, कुमबुम , 
मदुराई जिला 
जो आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्वारा खड़े किए 

गए है । 
( 2 ) तिरु जी . स्वामीनाथन 

2, राजप्पा नगर, थन्जावुर , 
जो आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्वारा खड़े किए 

गए हैं 
( 3 ) तिरु एम . पलानीयानदी , 

20, थिल्लई नगर , 9 वीं स्ट्रोट , 
तिरुचिरापल्ली -~- 18 

जो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं 
( 4 ) तिरु टी . आर . बालू 

28, युनाइटेड इंडिया कालोनी , 
फस्ट क्रास स्ट्रीट , मद्राम- 6000 24 

जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्वारा खड़े किए गए हैं 
( 5 ) तिरु एन . विनसिन्ट , 

कन्दनविलाई, कन्याकुमारी जिला 
जा आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडाम द्वाग खड़े किए 


(2 ) Shri Atal Bihari Vajpayee 

(Narne ) 
Office of the Bhartiya Janta Party 
Mukherjee Chowk , 

( Address ) 
Somwara, Bhopal (M .P .). 
sponsnred by Bhartiya Janta Party 

( name of the recognised/registered political party). 
(3 ) Kumari Sayeeda Khatun 

(Name) 
Ward No. 7, Balaghat (M . P .). 

( Address ) 
sponsored by Bhartiya Rashtria Congress 
( name of the recognised/ registered pcritical party ). 


( 1) Sari Satish Kuinar 

(Name) 
17/17, Raghagarh, Raghogarh , 

(Address ) 
Distt -- Gun ! ( M . P.. . 
sponsored by Bhartiya Rashtriya Congress 
( Hus of the regnised /registered political party ). 


( 6 ) तिरुपती जन्ती नटराजन , 

47 , वारेन राड , माइ लापुर , 
मद्रास- 600004 
जा डिपत नावल का द्वारा खड़ो का गई हैं । 


(51 Syri Svenia Singin , 

( Manme ) 
Village --Khajuria Randas 

( Address ) 
Tehsil -- Berasia , 
Distt - Bhopal ( M . P .) . 
sponsored by Bhartiya Rashtriya Congress 
( maine of th recognised/ registered political party ). 


भाग 1 - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ve been duly elected to fill the seats in that House of five 
members retiring on the 29th June , 1986, on the expiration 
of their term of office . 


का . आ . 392 ( अ ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 
( 1951 का 43 ) की धारा 12 के अधीन जारी की गई अधिसूचना 
सं . का . प्रा . 354 ( अ ), तारीख 11 जून , 1986 के अनुसरण में 
मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित 
सदस्यों द्वारा राज्य सभा के उन सदस्यों के, जो अपनी पदावधि की समा 
प्ति पर 29 जून , 1986 को पद से निवृत्त हो गए थ, स्थानों को भरने 
के प्रयोजन के लिए निर्वाचन कराए गए हैं , 


Sd / 


Place : Madhya Pradesh Vidhan Sabha 
Bhawan , Bhopal. 

(BHARAT NARAIN ), Returning Officer 
Date : 21st Tune, 1986 . 

Rajya Sabha Biennial Election 

Madhya Pradesh. " 


अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की 
धारा 71 के अनुसरण में , मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की विधान 
सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यो के नाम सर्वसाधारण 
की जानकारी के लिए अधिसूचित किए जाते हैं : 


क्रमसं . 


सदस्य का नाम 


- 


- 


- 


- 


- 


( 2 ) 
Election to the Council of States by the elected Members 
of the Legislative Assembly of Tamil Nadu . 

"In pursuance of the provisions contained in section 66 
of the Representation of the People Act, 1951, read with clause 
(a ) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections 
Rules , 1961 , I declare that ---- 
(1 ) Thiru R. T . Gopalan 

28 , Amaravathi Illam , 
Alamara Street , 
Cumbum , Madurai District. 
sponsored by All India Anna Drayida Munnetra 

Kazhagam 
( 2) Thiru G . Swaminathan, 

2, Rajappa Nagar , 
Thanjavur, 
sponsored by All India Anna Dravida Munnetra 
Kazhagam 


मध्य प्रदेश 


( 1 ) श्री अजीत प्रमोद कुमार 
( 2) श्री अटल बिहारी वाजपेयी 
( 3 ) कुमारी सईदा खातुन 
( 4) श्री सतीश कुमार 
( 5 ) श्री सुरेन्द्र सिंह 


तमिलनाडु 


Thiru M . Palaniyandi, 
20 , Thillai Nagar 
9th Street, 
Tiruchirappalli- 18 . 

sponsored by Indian National Congress 
(4 ) Thiru T . R . Balu , 

28 , United India Colony , 
1st Cross Street, 

Madras- 600024 . 

sponsored by Dravida Munnetra Kazhagam 
(5) Thiru M . Vincent, 

Kandanvilai, 
Kanniyakumari District . 
sponsored by All India Anna Dravida Munnetra 
Kazhagam 
Thirumathi Jayanthi Natarajan 
47 , Warren Road , 
Mylapore, 

Madras -600004 . 

sponsored by Indian National Congress . 
have been duly elected to fill the seats in that House of six 

members retiring on 29th June, 1986 on the expiration of 
their term of office . 
Place : Madras, 


( 6) तिरु प्रार . टी . गोपालन 
( 7 ) तिरु जी स्वामीनाथन 
( 8 ) तिरु एम . पलानीयानदी 
( 9) तिरु टी . आर . बाल 
( 10 ) तिरु एम . विनसिन्ट 
( 11 ) तिरुमती जयन्ती नटराजन 


[ फा . सं . 13 ( 2)/ 86 - वि . II] 
___ क . सुब्रमणियन , संयुक्त सचिव 


Dated : 28th June , 1936. 

Sd/ 
C. K . RAMASWAMY , Commissioner and 

Secretary , 
Legislative Assembly Secretariat 

and Returning Officer ." 
[ F . No. 13( 2)/ 86-Leg.- II)] 


S. 0 . 392 ( E) .--- Whereas elections have been held in pur 
suance of notification No. S . O . 354 ( E ), dated the 11th June , 
1986 , issued under section 12 of the Representation of the 
People Act , 1951 (43 of 1951 ), for the purpose of filling the 
seats of the members of the Council of States elected by the 
elected members of the Legislative Assemblies of the State 
of Madhya Pradesh and Tamil Nadu , who retired on the 29th 
June, 1986 , on the expiration of their term of office ; 


Now , therefore, in pursuance of section 71 of the Repre . 
sentation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the names of 
the members elected by the elected members of the Legisla 


THE GAZETTE OF INDIA : LXTRAORDINARY 


[PART II - - SEC . 30 


tive Assemblies of the States of Madhya Pradesh and Tamil 
Nadu are hereby notified for general information :- - 


Tamil Nadu 


Name of the Member 


SI. 
No . 


5 . Thiru R . I . Gopalan 
7. Thiru G . Swaminathan 
8 . Thiru M . Paimniyandi 
9 . Thirit 7 .1 , Dita 
10 . hirs: A . Vincent 
11. Thiruvathi SwathiNissan 


| 


ناخنة 


م 


: 


S 


1. Sri Ajeet : : 2mod Lantai 
2 . Shri Atal Bihari Vajpayee 
1. Ku.nari Saj cela Kitun 
4 . Shri Satish Kurjar 
5. Shri Surendra Singh 


IF . No. 13: 2)/86 - --Leg . I 
K , SUBRAMANIAN , Jt. Secy. 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELIT- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1986 


